रजिस्ट्री सं. जी -3/ डी एल ( एन ) 04/ 0009/ 2003-05 भारत सरकार 

GOVERNMENT OF INDIA 


REGD.No.G- 3/ DLON)-04/0009/ 2003-05 


दिल्ली 


राजपत 


। 


सत्यमेव जयते 


Delhi Gazette 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

साप्ताहिक 
WEEKLY 


सं . ] 

दिल्ली , फरवरी 28 - मार्च 6 , 2014 , बृहस्पतिवार / फाल्गुन -फाल्गुन 15 , 1935 
No. 51 DELHI, FEBRUARY 28 - MARCH 6, 2014, THURSDAY/ PHALGUNA9- PHALGUNA 15, 1935 


[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं . 250 , 254 

[ N.C.TD. No. 250 , 254 


भाग ---IV 
PART -IV 


भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं 
Notifications of Departments of theGovernmentof theNational Capital Territory of Delhiother than 

Notifications included in Part- I 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


विधि न्याय एवं विधायी कार्य विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली , 3 मार्च, 2014 
सं. फा . 3 / 8 / 96 -न्याय / भाग -8 / Suptlaw/ 309-311.- 
भारतीय क्रिश्चयन विवाह अधिनियम , 1872 की धारा 6 और 9 के 
उपबंधों के अनुसरण में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल, 
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर भारतीय ईसाईयों के विवाह 
सम्पन्न कराने के लिए तथा प्रमाण पत्र देने के लिए तत्काल प्रभाव 
से तीन वर्ष की अवधि के लिए पादरी तारा सिंह परस्ते , मोहब्बत 
मिशन चर्च, टी -76 , सराय काले खां , निजामुद्दीन , नई दिल्ली -110013 
को लाइसेंस देने के लिए अनुमोदन प्रदान करते है । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली के 
उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर, 

डा . सौरभ कुलश्रेष्ठ, अतिरिक्त - सचिव 


DEPARTMENT OF LAW , JUSTICE AND 

LEGISLATIVE AFFAIRS 

NOTIFICATION 

Delhi, the 3rd March , 2014 
F.No.3/ 8 /96- Judl.Vol.VIII/SUPTLAW/ 309-311. 
In pursuance of the provisions of Section 6 & 9 of the 
Indian Christian Marriage Act 1872 , the Lieutenant 
Governor of the National Capital Territory of Delhi is 
pleased to accord approval to the grant of Christian 
Marriage License to Pastor Tara Singh Paraste attached 
with Mohabbat Mission Church , T - 76 , Sarai Kale Khan , 
Nizamuddin , New Delhi- 110013 to solemnize marriages 
between Indian Christians within the National Capital 
Territory of Delhiand to grant certificate ofmarriage, with 
immediate effect, for a period of three years . 

By Order and in the Name of 

the LieutenantGovernor of 

National Capital, Territory of Delhi, 
Dr. SAURABH KULSHRESHTHA, Addl. Secy. 


1019 DG/ 2014 


( 11 ) 


[PART IV 


12 


DELHI GAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : MARCH 6 , 2014 /PHALGUNA 15, 1935 


लागू होंगे । 


निम्नलिखित परन्तुक 


सहकारिता विभाग 

( 2 ) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से 
कार्यालय , पंजीयक सहकारी समितियाँ 
अधिसूचना 

2. नियम 8 का संशोधनः-- दिल्ली गृह रक्षक नियमावली , 
1959 के नियम 8 में 

परन्तुक 

के 

पश्चात् 
दिल्ली , 28 फरवरी , 2014 

सन्निविष्ट किया जाएगा , अर्थात् : 
सं.फा.46 / 2037 / उत्तर पश्चिम / गृह आवास / 

" यह भी शर्त है कि तीन वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक 
577. - दिल्ली सहकारी समितियाँ अधिनियम , 2003 की धारा 127 

पूरा होने के पश्चात् दो वर्ष का कार्यकाल बढ़ाने के अतिरिक्त, जब 
( दिल्ली अधिनियम 3, 2004 ) और दिल्ली सहकारी समितियाँ 

कभी विशेष परिस्थितियों में समीचीन हो , तब गृह रक्षकों का 
नियम 2007 के नियम 163 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 

कार्यकाल एक और वर्ष के लिए उनके सेवा मुक्त होने के एक 
हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल , कैलाश सहकारी 

माह के भीतर बढ़ाया जा सकेगा, शर्त यह है कि गृह रक्षक के रूप 
गृह आवास समिति लिमिटेड ( 2037/ स.आ. ) को उप नियम 

में कार्यकाल के दौरान अनुशासन , संतोषजनक सेवा अभिलेख , 
54 ( ज )दिल्ली सहकारी समितियाँ नियम 2007 ; के प्रावधानों से 

सामान्य आचरण और उनका स्वास्थ्य ठीक हो । " 
उन्मुक्त करते हैं , और तदनुसार चुनाव लड़ने के लिए उन 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 
सदस्यासदस्यों को जिन्होंने सदस्यता प्राप्त करने की तिथि से एक 

उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, 
वर्ष की न्यूनतम अवधि पूरी नहीं की है को चुनाव लड़ने की 

जी . एल. मीणा, विशेष सचिव ( गृह ) 
अनुमति प्रदान की जाती है । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के 
उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर , 

HOME (GENERAL ) DEPARTMENT 

NOTIFICATION 
विरेन्द्र कुमार ,विशेष सचिव ( सहकारिता ) 

Delhi, the 4th March , 2014 
DEPARTMENT OF COOPERATIVE 

No. F 1/ 24 / 2104 / HG/1297-1306. - In exercise of 
(OFFICE OF THE REGISTRAR COOPERATIVE 

the powers conferred by section 8 of the Bombay Home 
SOCIETIES) 

Guards Act, 1947,as extended to National Capital Territory 
NOTIFICATION 

ofDelhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of 
Delhi, the 28th February, 2014 

Delhi, hereby makes the following rules to further amend 
No. F46/ 2037/ NW/ HB/ Coop./ 577. - Inexercise of the DelhiHome Guards Rules, 1959 , namely : 
powers conferred by Section 127 of the Delhi Cooperative 

1. Short title and commencement. - ( 1) These rules 
Societies Act,2003 (DelhiAct 3 of 2004 ), and Rule 163 of 

may be called the Delhi HomeGuards (Amendment),Rules , 
DCS Rules, 2007 the Lieutenant Governor of the National 

2014.. 
Capital Territory of Delhi, hereby exempts the Kailash 
Cooperative House Building Society Ltd. ( 2037/HB ) 

(2 ) They shall come into force on the date of their 
from the provisions ofRule 54 (h ) of DCS Rules, 2007 and 

publication in the Delhi Gazette . 
the member/members who has/have not completed 

2. Amendment of rule 8 .--- In the DelhiHomeGuards 
minimum period of one year from the date acquiring 

Rules 1959, in rule 8, after the provisos , the following 
membership in the cooperative societies are hereby allowed proviso shall be inserted , namely : 
to contest election to the Managing Committee of the 

" provided also that in addition to the extension of 
society . 

tenure for two years after successful completion of three 
By Order and in the Name of years, the tenure of Home Guards may be extended for 
the LieutenantGovernor of the another one year , as and when expedient in special 
National Capital, Territory ofDelhi, 

circumstances, within one month of their discharge subject 
VIRENDER KUMAR , Spl. Secy. (Cooperation ) 

to discipline, satisfactory service records, general conduct 
गृह ( सामान्य ) विभाग 

as Home Guards during the tenure and also subject to 

physical fitness. " 
अधिसूचना 
दिल्ली , 4 मार्च, 2014 

By Order and in the Name of 
सं. फा . 1 / 24 / 2014 /एच.जी. / 1297-1306. - राष्ट्रीय 

the LieutenantGovernor of 
राजधानी क्षेत्र , दिल्ली में यथा विस्तारित बम्बई गृह रक्षक 

National Capital, Territory of Delhi, 
अधिनियम , 1947 , की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 

G L. MEENA, Spl. Secy. ( Home ) 
करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली के उपराज्यपाल , एतद्द्वारा 
दिल्ली गृह रक्षक नियमावली, 1959 में आगे संशोधन करने के लिए 
निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभः- ( 1 ) इन नियमों को 
दिल्ली गृह रक्षक ( संशोधन ) नियमावली , 2014 कहा जाए । 

Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publicalions, Delhi- 110054 . 


. 


